रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.NO. D.L. - 33004 / 99 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 06052020-219303 

CG - DL - E - 06052020-219303 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 214 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , मई 1 , 2020 / वैशाख 16 , 1942 
NEW DELHI , WEDNESDAY , MAY 6 , 2020 / VAISAKHA 16 , 1942 


No. 214 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
अधिसूचना 


नई दिल्ली , 6 मई , 2020 


सा.का.नि. 280 ( अ ) . राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग , प्रवर्तन निदेशालय , उप प्रवर्तन निदेशक , भर्ती नियम , 2014 में संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं : 


1 . 


( 1 ) यह नियम वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग , प्रवर्तन निदेशालय , उप निदेशक प्रवर्तन , भर्ती ( संशोधन ) नियम , 
2020 कहलाएंगे । 


( 2 ) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2 . वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग , प्रवर्तन निदेशालय , उप प्रवर्तन निदेशक , भर्ती नियम , 2014 की अनुसूची में , स्तंभ 
( 13 ) के तहत , प्रविष्टियों के पश्चात , निम्नलिखित टिप्पण अंत : स्थापित किया जाएगा , नामश : 


" टिप्पण : - प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श , कार्मिक , लोक शिकायत एवं 
पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ) की अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 253 ( अ . ) तारीख 15 अप्रैल , 2020 द्वारा 


1962 GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II_SEC . 3 ( i ) ] 


यथासंशोधित संघ लोक सेवा आयोग ( परामर्श से छूट ) विनियम , 1958 , में निहित प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष की अवधि 
के लिए आवश्यक नहीं होगा । 


[ फा.सं.के -11022 / 96 / 2015 - एडी.ईडी ] 


ऋत्विक पांडे , संयुक्त सचिव 


टिप्पण : मूल नियम 9 मई , 2014 के सा . का . नि . 333 ( अ . ) के तहत प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि. 637 ( अ ) , 

दिनांकित 27 जून , 2016 के माध्यम से अंतिम संशोधन किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 6th May , 2020 


G.S.R. 280 ( E ) .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Finance , Department of Revenue , Directorate of 
Enforcement , Deputy Director of Enforcement , Recruitment Rules , 2014 . 


1 . ( 1 ) ) These rules may be called the Ministry of Finance , Department of Revenue , Directorate of Enforcement , 
Deputy Director of Enforcement , Recruitment ( Amendment ) Rules , 2020 . 

( ( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Schedule to the Ministry of finance , Department of Revenue , Directorate of Enforcement , Deputy 
Director of Enforcement , Recruitment Rules , 2014 , under Column ( 13 ) , after the entries , the following Note shall be 

, , ( 
inserted , namely : 


“ Note : - Consultation with the Union Public Service Commission for recruitment on deputation basis shall not be 
necessary for a period of one year in terms of the provisions contained in the Union Public Service Commission 
( Exemption from Consultation ) Regulations , 1958 as amended vide Ministry of Personnel , Public Grievances and 
Pensions ( Department of Personnel & Training ) ' s notification number G.S.R. 253 ( E ) , dated the 15th April 2020. " 


th 


[ F.No.K - 11022 / 96 / 2015 - Ad.ED ] 


RITVIK PANDEY , Jt . Secy . 


Note : - The principal rules were published vide number G.S.R.333 ( E ) dated the 9th May 2014 and were last 

amended vide notification number G.S.R. 637 ( E ) , dated the 27th June , 2016 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 6 मई , 2020 


सा.का.नि. 281 ( अ ) .- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 


वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग , प्रवर्तन निदेशालय , सहायक निदेशक प्रवर्तन , भर्ती नियम , 2014 में संशोधन करने के लिए 


निम्नलिखित नियम बनाते 


: 


1 . 


( 1 ) यह नियम वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग , प्रवर्तन निदेशालय , सहायक प्रवर्तन निदेशक , भर्ती ( संशोधन ) नियम , 


2020 कहलाएंगे । 

( 2 ) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 . वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग , प्रवर्तन निदेशालय , सहायक प्रवर्तन निदेशक , भर्ती नियम , 2014 की अनुसूची में , 
स्तंभ ( 13 ) के तहत , प्रविष्टियों के पश्चात , निम्नलिखित टिप्पण अंत : स्थापित किया जाएगा , नामश : 


[ भाग II- खण्ड 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


" टिप्पण : - प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श , कार्मिक , लोक शिकायत एवं 


पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ) की अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 253 ( अ . ) तारीख 15 अप्रैल , 2020 द्वारा 


यथासंशोधित संघ लोक सेवा आयोग ( परामर्श से छूट ) विनियम , 1958 , में निहित प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष की अवधि 
के लिए आवश्यक नहीं होगा । 

[ फा.सं.के -11022 / 96 / 2015 - एडी.ईडी ] 


ऋत्विक पांडे , संयुक्त सचिव 


टिप्पण : मूल नियम 9 मई , 2014 के सा . का . नि . 314 ( अ . ) के तहत प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि. 638 ( अ ) , 

दिनांकित 27 जून , 2016 के माध्यम से अंतिम संशोधन किया गया था । 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 6th May , 2020 


G.S.R. 281 ( E ) .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Finance , Department of Revenue , Directorate of 
Enforcement , Assistant Director of Enforcement , Recruitment Rules , 2014 . 


1 . ( 1 ) ) These rules may be called the Ministry of Finance , Department of Revenue , Directorate of Enforcement , 
Assistant Director of Enforcement , Recruitment ( Amendment ) Rules , 2020 

, 
( 2 ( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Schedule to the Ministry of Finance , Department of Revenue , Directorate of Enforcement , Assistant 
Director of Enforcement , Recruitment Rules , 2014 , Under Column ( 13 ) , after the entries , the following Note shall be 
inserted , namely : 


“ Note : - Consultation with the Union Public Service Commission for recruitment on deputation basis shall not be 
necessary for a period of one year in terms of the provisions contained in the Union Public Service Commission 
( Exemption from Consultation ) Regulations , 1958 as amended vide Ministry of Personnel , Public Grievances and 
Pensions ( Department of Personnel and Training ) ' s notification number G.S.R. 253 ( E ) dated the 15th April , 2020. " 


[ F.No.K - 11022 / 96 / 2015 - Ad.ED ] 


RITVIK PANDEY , Jt . Secy . 


Note : The principal rules were published vide number G.S.R.314 ( E ) dated the 9th May 2014 and were last 

amended vide notification number G.S.R. 638 ( E ) , dated the 27th June , 2016 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 


